रजिस्ट्री सं०डी- 222 


ALAYA 


Site 


भारतको राजपत्र 


मयमेव जयते 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रेल 5, 1969 ( त्र 15, 1890 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 5, 1969 ( CHAITRA 15 , 1891) 


MC. 


सं० 4 ] 
No. 4] 


NEW DELHI,SAMO 


- 


- 


. . - 


- - 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separate paging is given to this Part In order that it may bo flod as a separate compilation ) 


भाग -- खण्ड 3 

PART I - - SECTION 3 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विधिक मियमों , विनियमों , भावेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
(Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued by 

the Ministry of Defence ) 


रक्षा मंत्रालय 

संकल्प 
नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 1969 
सं० 806, दिनांक 27 फरवरी 1969 - राष्ट्रपति 
महोदय सहर्ष आदेश देते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रादेशिक 
रोना के विकास सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार को सलाह 
देने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति पुनर्गठित की जाए । 
2. समिति में निम्नलिखित होंगे : - -- 

सभापति 
1. मुख्य सचिव । 
मुख्य मंत्री 

उपसभापति 
विकास मंत्री 
2. विकास आयुक्त । 

( क ) सरकारी सवस्य 
3. जी० ओ० सी० पंजाब, हरयाना तथा हिमाचल प्रदेश 

क्षेत्र । 
4. कमाण्डर , टी० ए० ग्रुप हैडक्वार्टर, पश्चिमी फमाम । 
5. इंस्पेक्टर जनरल पुलिस । 
6. कमान अफसर जनरल , होम गार्ड 
7. निदेशक जनसम्पर्क । 
8. निदेशक , शिक्षा । 
9. श्री गंगबीर सिंह, पुलिस सुपरिन्टेन्डेट । 
M3GI/69 


( ख ) गैर- सरकारी सबस्य 
1. श्री हेम राज , संसद् सदस्य । 
2. श्री पी० सी० वर्मा, संसद् सदस्य । 
3. श्री वीर भद्र सिंह, संसद् सवस्य । 
4 . श्री प्रताप सिंह, संसद् सदस्य । 
5. श्री विक्रम महाजन , संसद सदस्य । 
6. श्री सालिग राम , संसद् सदस्य । 
7. श्री सी० एल० वर्मा, संसद् सदस्य । 
8 . मेजर जनरल बीरेश्वर शर्मा ( सेवा निवृस ) । 
9. मेजर जनरल जे० सी० कटोच ( सेवा निवृत ) । 
10. कर्नल नौनिहाल सिंह । 
11. मेजर भूपिंद्र सिंह ( सेवा निवृत्त ) । 
12. मेजर भूप सिंह ( सेवा निवृत्त ) । 
13. केप्टन धन सिंह । 
14. केप्टन शेर सिंह । 
15. सूबेदार ऊधम सिंह । 
16. नाहब सूबेदार क्रिशन सिंह । 

सचिष 
जी० एस० ओ० 2, टी० ए० ग्रुप हैडक्वार्टर पश्चिमी कमान । 

3. समिति के गैर-सरकारी सदस्य की नियुक्ति कार्य 
काल दो वर्ष है । 
___ 4. समिति के ये कार्य होंगे - - ( 1 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती 
को प्रोत्साहन देना और ( 2 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती विकास 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 5, 1969 (CHAITRA 15 , 1891) 


[Part I - Sec. 3] 


तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार 
FTITI 


प्रदेश को उपर्युक्त से सूचित कर दिया जाए । 


7. यह आदेश भी जारी किया जाता है कि इस संकल्प को 
भारतीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए । 


5. बैठकों में भाग लेने के लिए गैर- सरकारी सदस्यों की 
समय - समय पर संशोधित विस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 
740 6 ( 26 ) - 0 IV / 59 FAIT 5 faaral 1960 ár 
स्वीकृत दर पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भले की अदायगी की 
muniti 


8 . sfatul Fatt4 fil picy HEUTT 3065 faia 17 
itafar 1966 777 10 fakta 1966 ( TWETTU , 
19 , 1888 ) FTTH H TTTET HTTI C 3 H FRICT 
हुआ था , एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । 


6. प्रादेश जारी किया जाता है कि सेना अध्यक्ष , वित्त 
सलाहकार वित्त मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) और मुख्य सचिव हिमाचल 


के० आर० बालिंगा, उप - सचिव 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


MINISTRY OF DEFENCE 

RESOLUTION 

New Delhi, the 5th April 1969 
No, 806 , dated 27th Feb . 1969.--- To advise the Govt. of 
India on matters relating to the development of the Terri 
torini Army in the State of Himachal Pradesh , the President 
has been pleased to direct that a State Advisory Committee 
for the Territorial Army be reconstituted . 
2. The committec shall consist of : 

Chairman 
Chief Minister . 

Dy. Chairman 
Development Minister, 

( A ) Official Members 
1. Chief Secretary . 
2 . Developent Commissioner . 
3 . G . O .C . Punjab , Haryana & Himachal Pradesh Area . 
4 . Commander Territorial Army Group Hqrs., Western 

Command . 
5 . Inspector General of Police . 
6 . Commandant General Homc Guards . 
7 . Director of Public Relations . 
8. Director of Education , 
9 . Shri Gangbir Singh , Superintendent of Police. 

( B ) Non -Olliciul Members 
1. Shri Heni Raj, M .P . 
2 . Shri P. C . Verma, M .P . 
3. Shri Vir Bhudar Singh , M . P . 
4 . Shri Pratap Singh , M .P , 
5 . Shri Vikram Mahajan, M . P . 
6 . Sbii Salig Ram , M . P . 
7 . Shri C . L . Verma, M .P . 


8 . Major General Biteshwar Sharma (Retired ) . 
9 . Major General J. C . Kutoch (Retired ) . 
10 . Col. Naunihal Singh . 
11 . Major Bhupinder Singh ( Retired ). 
12 . Major Bhup Singh (Retired ) . 
13. Captain Dhan Singh . 
14. Cuptain Sher Singh . 
15. Subedar Udham Singh . 
16 . Naib Subedar Krishan Singh . 

Secretary 
GẠO 2, Territorial Army Group Hcadquarters , 

Western Command . 
3 . The tenlire of appointment of the non -oflicial members 
of tho Committee is two ycars. 

4 . The functions of the Committee will be ( i ) to encourage 
recruitment to the Territorial Army and ( i ) to consider any 
local problems regarding recruitment, development and train 
ing in the Territorial Army. 

5 . The non -official members will bu paid travelling allow 
ance and daily allowance for attending the meeting at the 
rates mentioned in the Ministry of Finance , Office Memo 
randum No, 6 ( 26 ) - E -IV / 59 , dated the 5th September, 1960, 
as amended from timo to time. 

6 , ORDERED that the foregoing be communicated to the 
Chief of thc Army Staff Financial Adviser, Ministry of 
Finance ( Defence ) and the Chief Secretary to the Govern 
ment of Himachal Pradesh . 

7 . ORDERED also that the resolution be published in the 
Gazette of India . 

8 . Ministry of Defence Notification No . 3065, dated 17th 
Novenber 1966, published in the Gazette of India , Part I, 
Section 3 , dated the 10th Doceniber 1966 / Agrahayana 19 , 
1888 is hereby cancelled . 

K . R . BALIGA, Dy. Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS, FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969 


